निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 चैत्र 1932 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 16 अप्रील 2010 


( सं० पटना 266) 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


- 


- 


अधिसूचना 

8 मार्च 2010 
सं0 बि०व०से० - ( आ०)- 03 / 10 – 627 / प०व०, — श्री लक्ष्येन्द्र पंडित , बि0व0से0, वन प्रमंडल पदाधिकारी , 
सहरसा के विरूद्ध प्रथम द्रष्टव्या निम्नांकित आरोपों के प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध अनुशासनिक 
कार्रवाई प्रारम्भ की जानी है : 

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारन्टी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008 - 09 में कुल रू0 

2002492 ( बीस लाख दो हजार चार सौ बानवे ) रूपये मात्र का गवन / दुर्विनियोग करना । 
छात्र वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 - 08 एवं 2008 - 09 में क्रमशः रुपए 403200 ( चार 
लाख तीन हजार दो सौ ) रुपये मात्र एवं 689800 ( छ: लाख नवासी हजार आठ सौ ) रूपये मात्र 

का गवन / दुरूपयोग करना । 
(iii ) उच्च पदाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करना, वन रोपण से संबंधित अभिलेखों का संधारित 

नहीं करना एवं प्रतिवेदन समर्पित नहीं करना । 
(iv ) अपने प्रमंडल के अन्तर्गत अवैध आरा मिलों के संचालन में बढ़ावा देना एवं उच्च पदाधिकारियों 


( 11) 


छात्र 


के आदेश के उपरान्त भी उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना । 


अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरत कर प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त 
करना एवं वानिकी एवं प्रमंडलीय कार्यो को प्रायः ठप कर देना । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 अप्रील 2010 


अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) ( क) के 
तहत श्री पंडित को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में नियमानुसार इन्हें निलंबन भत्ता देय होगा । 
4. निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देव नन्दन यादव , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 266- 571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


